निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 238 ) 


14 ज्येष्ठ 1934 ( श ) 
पटना, सोमवार , 4 जून 2012 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 


18 मई 2012 


सं . 15 / वि . स. से. - 01 - 02/ 2012 - सा . प्र. - 7138 — कबड्डी 


खेल विधा में एशियन गेम्स प्रतियोगिता में स्वर्ण 


पदक विजेता स्मिता कुमारी को उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति नियमावली, 2009 के नियम - 4.7 के आलोक में 
बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा उक्त नियमावली के तहत गठित उच्च 


स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया है । 


2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम , 2002 { बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन ) अधिनियम , 


2007 द्वारा यथासंशोधित } की धारा - 5 के परन्तुक में यह प्रावधान है कि संविदा -नियोजनों, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों 


के समायोजनों, अनुकम्पात्मक नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामलों में नियुक्तियाँ आयोग 
की अनुशंसा प्राप्त किये बिना की जा सकेगी । 

___ 3. अतः उपर्युक्त कारणों से बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम , 2007 (बिहार अधिनियम , 3, 2008 ) की 


धारा -22 में सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा -9 की उपधारा - (1)(i ) 


को शिथिल करते हुए श्रीमती स्मिता कुमारी को उत्कृष्ट एवं मेधावी खिलाड़ी के रूप में बिहार सचिवालय सेवा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जून 2012 
के सहायक के पद पर वेतनमान 9300 -34,800 (पे बैण्ड -2 ) + ग्रेड पे - 4600 में राज्य सरकार द्वारा समय- समय 
पर अनुमान्य भत्तों सहित परिक्ष्यमान से नियुक्त किया जाता है । 

इनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ की जाती है कि इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये 
जन्म तिथि प्रमाण -पत्र एवं स्नातक उत्तीर्णता प्रमाण - पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों पदाधिकारियों से सत्यापित कराये 
जाने एवं उनसे किसी प्रकार की त्रुटि/ गड़बड़ी पाये जाने पर इनकी नियुक्ति बिना कारणपृच्छा के समाप्त कर दी 
जायेगी तथा इसकी सूचना इनके पदस्थापन विभाग को दे दी जायेगी । 


ज 


प्रमाण - पत्र 


4. यह तुरत प्रवृत्त होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


नागेन्द्र प्रसाद तिवारी , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 238 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


